सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 अग्रहायण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 1024 राँची, 


शुक्रवार , 


13 दिसम्बर , 2019 ( ई ० ) 


वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 
29 नवम्बर , 2019 


संख्या - वन्यप्राणी-09 / 2010 ( खण्ड) - 4531/ व 0 प 0 , विभागीय अधिसूचना संख्या 
3296 दिनांक -27.08.2011 द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला तथा हजारीबाग एवं चतरा 
जिला के नॉर्थ कर्णपुरा क्षेत्र में खनन एवं अन्य औद्योगिक इकाईयों के कारण फ्लोरा 
एवं फाउना के उपर पड़ने वाले प्रतिकुल प्रभाव को Mitigate करने के उद्देश्य से संबंधित 
क्षेत्र के लिए वन्यप्राणी प्रबंधन योजना बनाने हेतु एक नई विशेषज्ञ समिति का गठन 
किया गया था । राज्य सरकार द्वारा समीक्षोपरांत उक्त अधिसूचना की कंडिका-2 को 
निम्नरूपेण प्रख्यापित (Substitute ) किया जाता है: 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 13 दिसम्बर, 2019 
" यह समिति संयुक्त रूप से प्रबंधन योजना बनाकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक 
सह - मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक , झारखण्ड को समर्पित करेगी । उक्त योजना का 
मूल्यांकन Wildlife Institute of India, Deharadun से कराकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक 
सह-वन्यप्राणी प्रतिपालक इसका अनुमोदन करेंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक से 
अनुमोदनोपरांत योजना के क्रियान्वयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।" 


2 . 


विभागीय अधिसूचना संख्या -3296 दिनांक -27.08.2011 के शेष अंश यथावत रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रंजना बर्मन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1024 -- 50 


